निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 428 ) 


9 ज्येष्ठ 1935 ( श ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 30 मई 2013 


पर्यावरण एवं वन विभाग 


अधिसूचना 

22 मई 2013 
सं0 भा०स्था० ( 02 )- 15 / 2007 - 1887 / प०व० श्री बी०एन०झा० , भा०व०से० (1979), को दिनांक 16.05. 
2013 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा एवं राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक 


में प्रधान मुख्य वन संरक्षक के सम्वर्गीय पद पर APEX Scale में तत्काल प्रभाव से प्रोन्नति दी जाती है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

सुधीर कुमार सिंह, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 428- 571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic.in 


